निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 855 ) पटना , मंगलवार , 19 सितम्बर 2017 


सं० 04/ वी0मु0 - 20 - 64/17 - 2322 

खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 

24 अगस्त 2017 
श्री अर्जुन प्रसाद , प्रभारी सहायक निदेशक , जिला खनन कार्यालय , भोजपुर द्वारा Cr. Misc. No. - 28774/ 2017 


नर्बदेश्वर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में विभागीय आदेश एवं दिशा -निदेश के बावजूद माननीय उच्च 


न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया , जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10. 08.2017 को पारित आदेश 


में विभाग पर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी । विभागीय अधिसूचना संख्या - 1651/ एम0 दिनांक 29. 06. 17 के आलोक में जिला 


खनन कार्यालय , बक्सर का प्रभार नहीं लेना तथा इस संबंध में उनसे की गयी स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर नहीं देना कार्य के प्रति 


शिथिलता , उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं कार्य के प्रति लापरवाही का सर्वथा द्योतक है । 


2. आपके विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की जाँच 


विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -17(2 ) के 
प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है तथा श्री आनन्द प्रकाश सिन्हा, उप निदेशक, अंचल कार्यालय, 
पटना , खान एवं भूतत्व को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार , सहायक निदेशक , ( मु0 ) , खान एवं भूतत्व को 


प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2017 


3. श्री प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी के समक्ष 


प्रस्तुत करेंगे। 


आदेश :- 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 


जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 855 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


